निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 श्रावण 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 531 ) पटना, मंगलवार, 3 अगस्त 2010 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

__ 27 जुलाई 2010 
सं0 14/ एम - 7 -279 / 09 - 2341 — बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम , 1976 की धारा - 30 
में प्रदत शक्तियों के तहत राज्य सरकार बी0 आर0 अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर का 
2010 - 11 शैक्षणिक सत्र के दौरान परीक्षा के परिणामों की घोषणा निम्न तालिका के अनुसार करने का 
आदेश देती है । 


बी०आर० अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय , मुजफ्फरपुर 


परीक्षाफल 
परीक्षा प्रारंभ करने । 

प्रकाशन करने 
की तिथि 

की तिथि 


क्र . सं. 


वर्ग 


वर्ष 


अभ्युक्ति 


2011 


स्नातकोत्तर प्रीवियस ( कला,विज्ञान एवं । 

___ वाणिज्य),परीक्षा , 2011 


_ 01.03 .2011 


31. 05. 2011 


स्नातकोत्तर फाइनल ( कला,विज्ञान एवं 

वाणिज्य),परीक्षा, 2011 


| 2011 | 


05.04. 2011 


30 .06.2011 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 अगस्त 2010 


2011 


29.03. 2011 


30 .06. 2011 


स्नातक प्रथम खण्ड (कला,विज्ञान, एवं 
वाणिज्य ) तथा व्यवसायिक प्रथम खण्ड 

परीक्षा 2011 


2011 


29.03. 2011 


30 .06. 2011 


स्नातक द्वितीय खण्ड ( कला,विज्ञान, एवं 
वाणिज्य ) तथा व्यवसायिक प्रथम खण्ड 

परीक्षा 2011 


2011 


15.03. 2011 


31 .05. 2011 


स्नातक तृतीय खण्ड (कला,विज्ञान,एवं 
वाणिज्य ) तथा व्यवसायिक प्रथम खण्ड 

परीक्षा 2011 
व्यवसायिक पाठ्यक्रम 

(क ) लाइब्रेरी साइंस 2010- 2011 


05. 04. 2011 


30 . 06. 2011 


6 


( ख ) हिन्दी पत्रकारिता एवं जनसंचार 

परीक्षा - 2010 (प्रथम, एवं द्वितीय 
खण्ड), पी . जी . डी . सी. ए. प्रथम एवं द्वितीय 

परीक्षा , 2010 


05.04. 2011 


30 .06. 2011 


विधि : - 2010 - 2011 


प्रथम खण्ड 


द्वितीय 


2011 


10.05. 2011 


30. 06. 2011 


तृतीय 


प्राक प्रथम खण्ड 


प्राक द्वितीय खण्ड 
तकनिकी शिक्षा 


बी.एच. एम.एस. 2010 - 2011 


| 2011 | 


05. 04. 2011 


30 .06. 2011 


बी .ए. एम. एस . 
2010 - 2011 (प्रथम,द्वितीय, तृतीय खण्ड ) 

बी . यू. एम. एस. 2010 - 2011 
बी . टेक. इंजीनियरिंग 2010 - 2011 

अंतिम वर्ष 
तृतीय वर्ष 
द्वितीय वर्ष 
प्रथम वर्ष 


2011 


03.05. 2011 


30 .06. 2011 


बिहार गजट ( असाधारण) , 3 अगस्त 2010 


2011 


07.06. 2011 


30.07. 2011 


एम. बी . बी. एस.2010 - 2011 
प्रथम एम. बी . बी.एस. 2011 (ए ) 
द्वितीय प्री - एम. बी. बी. एस.(ए ) 


तृतीय प्री - एम. बी. बी . एस. प्रथम 

- 2009 (ए ) 


| 2011 


05.04. 2011 


30 .06. 2011 


तृतीय प्री - एम . बी . बी. एस.द्वितीय 

- 2007 (ए ) 


ना 


2. उक्त विश्वविद्यालय उक्त तालिका के अनुसार परीक्षा आयोजित करेंगे । साथ ही निर्धारित समय 
से पूर्व परिणामों की घोषणा करेंगे । 

3. उक्त के अनुसार विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत/ संबद्ध महाविद्यालयों के सभी पदाधिकारी , 
कर्मी, वीक्षक तथा परीक्षा से संबंध रखनेवाले सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड0 विधान 1860 के तहत लोक 
सेवक समझे जाऐंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे । 

___ 4. उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय एंव उसके अंगीभूत / संबद्ध महाविद्यालय अपना पाठ्यक्रम 
पूरा करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी विशेष वर्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें । 

5. एकैडमिक कैलेंडर को शत - प्रतिशत अनुपालन करने एंव शैक्षणिक सत्र को नियमित करने हेतु 
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम एंव परीक्षातालिका को कोंडेंन्स ( condense) किया जा सकता है । विधिवत् 
पाठ्ययोजना (Lesson plan) को भी आवश्यकतानुसार लागू किया जा सकता है । 

6. वाक आउट / स्टे आउट तथा अन्य कारणो से अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की पुर्नपरीक्षा 
नहीं होगी । 

7 . छात्र / छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी , 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रखने 
वाले छात्र / छात्राओं को परीक्षा मे बैठने नहीं दिया जायगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


के0 के0 पाठक , 


सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 531-571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


